निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 चैत्र 1941 ( श० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 4 अप्रील 2019 


( सं0 पटना 525 ) 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


कार्यालय आदेश 

25 मार्च 2019 
सं० अ0स0क0 - 01 - 71 / 2016 ( खण्ड - 1 ) - 42 — सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० - 2653 दिनांक 
28.02. 1989 , पत्रांक - 4277 दिनांक - 20.03. 2015, पत्रांक - 7515 दिनांक 19. 06 .2017, पत्रांक - 836, दिनांक 18.01. 2019 एवं 
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिसूचना सं0 - 408, दिनांक 08.02. 2017 के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
अन्तर्गत बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा के पदाधिकारीयों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ( बेसिक ग्रेड ) 
वेतनमान - PB- 2 ग्रेड पे - 5400 सातवा वेतन पुनरीक्षण के लेवल - 9) से सहायक निदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण 
वेतनमान लेवल - 11 में प्रोन्नति हेतु निम्न रूप से विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जाता है । 


। 


अध्यक्ष 


। 


सदस्य 


ल 


। 


1. सदस्य , राजस्व पर्षद, बिहार , पटना । 
2. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति / जनजाति के पदाधिकारी 
5. अल्पसंख्यक समुदाय के मनोनित पदाधिकारी 
6. वित्त विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी 


+ 


। 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


। 


। 


आदेश से , 
मो० एस०आई० फैसल, 
विशेष सचिव - सह -निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 525 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


